शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग/09/ 2012-2015. ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22 - छत्तीसगढ़ गजट /38 सि . से. 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001. " 


सत्यमवजयत 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 7 ] 


रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 14 फरवरी 2014 - माघ 25 , शक 1935 


विषय - सूची 
भाग 1.– ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं , ( 2 ) सांख्यिकीय 
( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं , ( 4 ) 

सूचनाएं. 
राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं , ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं , भाग 4.- ( क ) ( 1 ) छत्तीसगढ़ विधेयक , ( 2 ) प्रवर समिति के 
( 7 ) लोक - भाषा परिशिष्ट. 

प्रतिवेदन, ( 3 ) संसद में पुरःस्थापित विधेयक , ( ख ) ( 1 ) 

अध्यादेश, ( 2 ) छत्तीसगढ़ अधिनियम , ( 3 ) संसद् के 
भाग 2. – स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. 

अधिनियम , ( ग ) ( 1 ) प्रारूपनियम, ( 2 ) अंतिम नियम . 


, 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर 


नया रायपुर , दिनांक 21 जनवरी 2014 


क्रमांक एफ 01-03 / सा.प्र.वि./ भापुसे/ 2014. - राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अजय कुमार यादव, भा.पु.से., पुलिस अधीक्षक , बस्तर को 
दिनांक 23-12-2013 से 02-01-2014 तक ( कुल 11 दिवस ) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 21 एवं 22-12 
2013 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है . 


श्री अजय कुमार यादव, को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो 


2 . 
रहे थे. 


255 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2014. 


256 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014 


[ भाग 1 


3 . 


अवकाश से लौटने पर श्री अजय कुमार यादव, पुनः पुलिस अधीक्षक, बस्तर ( छ.ग. ) के पद पर पदस्थ होंगे. 


4 . 


श्री अजय कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक, बस्तर छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, बस्तर का चालू कार्य श्री प्रखर 
पाण्डेय ( रापुसे. ) सेनानी, 7 वीं वाहिनी भिलाई अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ संपादित करेंगे. 


5 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक, बस्तर अवकाश पर नहीं जाते तो पद पर बने रहते. 


, 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

मुकुंद गजभिये, अवर सचिव. 


रायपुर, दिनांक 7 जनवरी 2014 


क्रमांक 64 / 887/ अव./ 2013 /1-8/ स्था . – श्रीमती दुर्गा देवांगन, अवर सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग को दिनांक 23-12-2013 से 
31-12-2013 तक 09 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 21, 22-12-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने 
अनुमति प्रदान की जाती है. 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्रीमती देवांगन आगामी आदेश तक अवर सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे . 


3 . 


अवकाश अवधि में श्रीमती देवांगन को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलते 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती देवांगन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. 


रायपुर, 

दिनांक 16 जनवरी 2014 


क्रमांक 66 /05/ अव./2014/1-8 / स्था.- श्री ए. के. सिन्हा, वित्तीय सलाहकार , आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को 
दिनांक 11-11-2013 से 30-11-2013 तक 20 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 09, 10-11-2013 तथा 01-12 
2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है . 


१ 
. 


अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. सिन्हा आगामी आदेश तक वित्तीय सलाहकार, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के 
पद पर पुनः पदस्थ होंगे . 


3 . 


अवकाश अवधि में श्री सिन्हा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलते थे. 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिन्हा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते . 


रायपुर, दिनांक 17 जनवरी 2014 


, 


क्रमांक 68 /24/ अव./2014 / 1-8/ स्था.- श्री अमृत लाल लिखार , अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय को दिनांक 20-01-2014 से 
07-02-2014 तक 19 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 18, 19-01-2014 तथा 08, 09-02-2014 के शासकीय 
अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है . 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री अमृत लाल लिखार आगामी आदेश तक अवर सचिव , मुख्य सचिव कार्यालय के पद पर पुनः पदस्थ होंगे . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014 


257 


अवकाश अवधि में श्री लिखार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलते 


3 . 
थे . 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लिखार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते . 


रायपुर , दिनांक 17 जनवरी 2014 


क्रमांक 70/ 956 / अव./ 2013 /1-8/ स्था . – श्रीमती कर्मेला लकड़ा, अवर सचिव, पशुधन विकास एवं मछलीपालन विभाग को दिनांक 
26-12-2013 से 31-12-2013 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 25-12-2013 के शासकीय अवकाश को 
जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है . 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्रीमती कर्मेला लकड़ा आगामी आदेश तक अवर सचिव, पशुधन विकास एवं मछलीपालन विभाग के पद पर 
पुनः पदस्थ होंगे . 


3 . 
थे 


अवकाश अवधि में श्रीमती लकड़ा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलते 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती लकड़ा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते . 


रायपुर, दिनांक 17 जनवरी 2014 


क्रमांक 72 / 47/ अव./ 2014/ 1-8 / स्था . - इस विभाग के आदेश क्रमांक 1113/ 817/ अव./ 2013/ 1-8/ स्था ., दिनांक 23-11-2013 
द्वारा श्रीमती रेजीना टोप्पो, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 25-11-2013 से 07-12-2013 तक 13 दिवस के स्वीकृत 
किये गये अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 08-12-2013 से 13-12-2013 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा 
दिनांक 14, 15-12-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है . 


2 . 


विभागीय आदेश दिनांक 23-11-2013 के पैरा 2, 3 एवं 4 यथावत् लागू होंगे. 


रायपुर , दिनांक 17 जनवरी 2014 


क्रमांक 74/ 943 / अव./ 2013/1-8/ स्था.- श्री याकुब खेस्स , उप सचिव, जल संसाधन विभाग को दिनांक 23-12-2013 से 04-01 
2014 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 21, 22-12-2013 तथा 05-01-2014 के शासकीय अवकाश को 
जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है. 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री याकुब खेस्स, आगामी आदेश तक उप सचिव, जल संसाधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे. 


3 . 


अवकाश अवधि में श्री खेस्स को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलते थे. 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री खेस्स अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. 


रायपुर , दिनांक 17 जनवरी 2014 


क्रमांक 76/11/ अव./ 2014/ 1-8/ स्था.- श्री पी . डी . दोहरे, अवर सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को दिनांक 13-01-2014 से 01 
02-2014 तक 20 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 11, 12-01-2014 तथा 02-02-2014 के शासकीय अवकाश 
को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है . 


258 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014 


[ भाग 1 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री पी . डी . दोहरे आगामी आदेश तक अवर सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे. 


3 . 


अवकाश अवधि में श्री दोहरे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलते थे. 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दोहरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते . 


रायपुर , दिनांक 23 जनवरी 2014 


क्रमांक 78/ 37 / अव./ 2014/ 1-8/ स्था.- श्री अब्बास खान, अवर सचिव , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को दिनांक 03-02-2014 से 
14-02-2014 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 02, 15 , 16-02-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने 
अनुमति प्रदान की जाती है . 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री अब्बास खान आगामी आदेश तक अवर सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे. 


3 . 


अवकाश अवधि में श्री खान को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलते थे. 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री खान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते . 


रायपुर , दिनांक 23 जनवरी 2014 


क्रमांक 82/ 25/ अव./ 2014/ 1-8 / स्था.- श्री जी . आर. मालवीय, उप सचिव , श्रम विभाग को दिनांक 27-01-2014 से 07-02-2014 
तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 26-01-2014 तथा 08 , 09-02-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने 
अनुमति प्रदान की जाती है . 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री जी . आर. मालवीय आगामी आदेश तक उप सचिव, श्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे. 


अवकाश अवधि में श्री मालवीय को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलते 


3 . 
थे 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मालवीय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते . 


रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2014 


क्रमांक 98/ 439/ अव./ 2013/ 1-8/ स्था.- श्री के . आर. मिश्रा, अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 06-01-2014 से 
21-01-2014 तक 16 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 05-01-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति 
प्रदान की जाती है . 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री के . आर. मिश्रा आगामी आदेश तक अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे. 


3 . 


अवकाश अवधि में श्री मिश्रा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलते थे. 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014 


259 


रायपुर, दिनांक 28 जनवरी 2014 


क्रमांक एफ 9-02 / 2010/1-8. - राज्य शासन द्वारा , सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी के गैर - संवर्गीय सचिवालयीन पद को 
प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी के गैर - संवर्गीय सचिवालयीन पद में उन्नयन करते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( संविदा 
नियुक्ति ) नियम, 2012 के नियम-4 ( 4 ) सहपठित नियम-3 के अंतर्गत संविदा नियुक्ति का पद घोषित करते हुये, उक्त पद पर उक्त नियम के 
नियम -5 ( तीन ) सहपठित नियम -8 ( 2 ) ( ग ) के अन्तर्गत श्री अमन कुमार सिंह को उनके कार्य अनुभव तथा उपादेयता के आधार पर कार्यभार 
ग्रहण करने के दिनांक से आगामी पांच वर्ष के लिये सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 17-12-2013 द्वारा संविदा नियुक्ति प्रदाय करते हुए, 
प्रमुख सचिव, ऊर्जा, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री एवं प्रमुख सचिव जनसंपर्क का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. श्री सिंह की सेवा शर्ते छत्तीसगढ़ 
सिविल सेवा ( संविदा नियुक्ति ) नियम, 2012 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार निम्नानुसार होगी : 


संविदा नियुक्ति की शर्ते 


1 . 


संविदा नियुक्ति वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से शुरु होकर पांच वर्ष के लिए होगी. 


2 . 


विभाग आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा आगे बढ़ाने का 
निर्णय ले सकेगा. 


3 . 


संविदा नियक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जावेगी तथा सेवा समाप्त करने के लिए पृथक् 
आदेश जारी करना आवश्यक नहीं होगा. 


4 . 


नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा तीन माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में तीन माह का वेतन देकर 
नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी. 


5 . 


संविदा नियुक्ति के दौरान इनको राज्य शासन के प्रमुख सचिव के पद का वेतनमान HAG (annual increment @ 3 % ) 
79,000/- भत्ते तथा राज्य शासन के प्रमुख सचिव के समकक्ष अन्य सुविधाएं देय होगी. संविदा नियुक्ति की अवधि में 
नियमानुसार वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता होगी. 


6 . 


संविदा नियुक्ति की अवधि में प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों को प्राप्त सभी सुविधाएं जैसे महंगाई भत्ता , अवकाश यात्रा 
सुविधा इत्यादि प्राप्त होगी. 


7 . 


अवकाश की पात्रता : - संविदा नियुक्ति की स्थिति में श्री सिंह को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिनों के आकस्मिक 
अवकाश तथा 3 दिनों के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी. 


8 . 


श्री सिंह को संबंधित पद/ समकक्ष पद के अनुरूप यात्रा भत्ते एवं अन्य सुविधाएं देय होगी. 


अन्य शर्ते 


( 1 ) 


संविदा नियुक्ति अवधि में श्री सिंह छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( आचरण ) नियम, 1965 से शासित होंगे. 


( 2 ) 


श्री सिंह को संविदा सेवा की अवधि के लियेकिसी भी प्रकार के पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी. 


( 3 ) 


श्री सिंह की संविदा नियुक्ति अवधि का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जाएगा ताकि यदि आगामी समय हेतु पुनः संविदा नियुक्ति 
दी जानी हो अथवा वर्तमान संविदा अवधि में किये गये कार्य का मूल्यांकन करना हो तो वैसा उसके आधार पर किया जा सके . 


( 4 ) 


श्री सिंह सेवानिवृत्ति के समय यदि शासकीय आवास में रह रहे हो तो उन्हें शासकीय आवास की पात्रता बनी रहेगी तथा उससे 
छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम के नियम 45- क के अनुसार लाइसेंस शुल्क की वसूली की जावेगी. उन्हें शासकीय सेवकों के 
समान चिकित्सा प्रतिपूर्ति की भी पात्रता होगी. 


2 . इनकी संविदा नियुक्ति की सेवा शर्तों पर वित्त विभाग के यू.ओ. क्र . 10/ F - 2013-01-00219/ सी.एन./ बजट -5 / वित्त / चार 2013, 
दिनांक 07-01-2014 द्वारा सहमति प्रदान की गई है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

तीरथ प्रसाद लड़िया , अवर सचिव . 


260 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014 


[ भाग 1 


विधि और विधायी कार्य विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , नया रायपुर 


रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2014 


क्रमांक 700 /21 - ब/ छ.ग./ 2014.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 के खण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए 
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, श्री जुगल किशोर टिकमचंद गिल्डा, अतिरिक्त महाधिवक्ता, बिलासपुर को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से , 
महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ के पद पर नियुक्त करते हैं . 


No. 700 /21- B /C.G./2014. - In exercise of the powers conferred by Clause ( 1) of Article 165 of the Constitu 
tion of India the Governor of Chhattisgarh is pleased to appoint Shri Jugal Kishor Tikamchand Gilda , Additional 
Advocate General, Bilaspur as Advocate General, State of Chhattisgarh with effect from the date he assumes charge of 
the office. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

ए. के . सामंतराय, प्रमुख सचिव. 


नया रायपुर , दिनांक 22 जनवरी 2014 


क्रमांक 698/ 2444 /21 - ब/ छ.ग./ 2014. - राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री भरत राम यादव, अधिवक्ता, कुनकुरी जिला- जशपुर ( छ.ग. ) 
को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुनकुरी के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक 
से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्र . 2 सन् 1974 ) 
की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उन्हें उसी अवधि के लिये कुनकुरी जिला - जशपुर ( छ.ग.) के लिए उनके 
द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से परिवीक्षा पर अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय - समय 
पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी तथा उनकी सेवा की अन्य शर्ते छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी . 


किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है . 


उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 - न्याय प्रशासन, 114 - कानूनी सलाहकार और परिषद् , 3572 – मुफस्सिल 
स्थापना, 10 – व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008 - शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा . 


, 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

सुषमा सावंत , अतिरिक्त सचिव . 


श्रम विभाग 


मंत्रालय, महानदी भवन , नया रायपुर 


नया रायपुर , दिनांक 15 जनवरी 2014 


क्रमांक एफ 1-10 /2006 /16. - विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 12-03-2012 द्वारा श्री श्रीनारायण तिवारी, को अध्यक्ष , छ.ग. 
श्रम कल्याण नियुक्त किया गया था. श्री तिवारी द्वारा दिनांक 18-12-2013 को प्रस्तुत त्याग पत्र विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 04-01-2014 
द्वारा स्वीकार किया गया है . 


राज्य शासन एतद्द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 17-12-2013 में उल्लेखित दिशा निर्देशों के तहत श्री विवेक 
ढांड , अपर मुख्य सचिव, श्रम को छ.ग. श्रम कल्याण मंडल में अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

एन. डी . कुन्दानी , अवर सचिव. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014 


261 


राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर , जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , राजस्व विभाग 


रायगढ़ , दिनांक 10 फरवरी 2012 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 14 / अ-82/ 2011-12.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1984 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा 
सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को 
उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


- 


.. 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


धरमजयगढ़ 


9.250 


गोढ़ीखुर्द 
प. ह . नं . 8 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बंधनपुर व्यपवर्तन 
संभाग, धरमजयगढ़. 

योजना अंतर्गत दायीं / 
बायीं तट मुख्य नहर 
निर्माण हेतु भू - अर्जन . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


रायगढ़ , दिनांक 20 मार्च 2013 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/ अ-82/ 2012-13.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1984 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा 
सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को 
उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


धरमजयगढ़ 


0.875 


अलोला 
प. ह. नं . 21 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन सकालो जलाशय 
संभाग, धरमजयगढ़ . 

योजना की इन्दकालो 
माइनर का भू - अर्जन 
( CH 19 to 38 ) 
निर्माण हेतु भू - अर्जन. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


262 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014 


[ भाग 1 


रायगढ़, दिनांक 20 मार्च 2013 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 05 / अ-82 /2012-13 . - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भू - अर्जन अधिनियम , 1984 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा 
सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को 
उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


धरमजयगढ़ 


1.772 


अलोला 
प. ह . नं . 19 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग, धरमजयगढ़. 


बघनपुर 

व्यपवर्तन 
योजना की एल.बी.सी. 
मुख्य नहर ( CH 75 to 
110 ) तक का एवं 
अलोला माइनर ( CH 
0 to 28 ) के निर्माण 
हेतु भू - अर्जन. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


रायगढ़ , दिनांक 20 मार्च 2013 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/ अ-82 / 2012-13. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है . अतः भू - अर्जन अधिनियम , 1984 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा 
सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को 
उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


धरमजयगढ़ 


तालगांव 


5.527 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग, धरमजयगढ़. 


प . ह . 

नं . 22 


बघनपुर 

व्यपवर्तन 
योजना की आर.बी.सी. 
मुख्य नहर ( CH 104 
to 178 ) निर्माण हेतु 


भू - अर्जन . 


भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014 


263 


रायगढ़ , दिनांक 20 मार्च 2013 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 10 / अ -82 /2012-13. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1984 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा 
सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को 
उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


धरमजयगढ़ 


1.141 


तालगांव 
प. ह . नं . 22 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बघनपुर जलाशय की 
संभाग, धरमजयगढ़ . 

एल.बी.सी. मुख्य नहर 
( CH 110 to 146 ) 
निर्माण हेतु भू - अर्जन . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


रायगढ़ , दिनांक 20 मार्च 2013 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/ अ -82 / 2012-13 . चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भू - अर्जन अधिनियम , 1984 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा 
सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को 
उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


धरमजयगढ़ 


लिप्ती 


4.722 


प . ह . 


नं . 22 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बघनपुर व्यपवर्तन 
संभाग , धरमजयगढ़. 

योजना की आर.बी.सी. 
( CH 179 to 242 ) 
एवं माइनर 3 ( CH O 
to 20 ) के निर्माण हेतु 


भू - अर्जन. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


264 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014 


[ भाग 1 


रायगढ़ , दिनांक 20 मार्च 2013 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 13 / अ -82/2012-13. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1984 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा 
सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को 
उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


धरमजयगढ़ 


1.968 


गोढ़ीखुर्द 
प . ह . नं . 22 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग, धरमजयगढ़ . 


एल.बी.सी. 


बघनपुर 

व्यपवर्तन 
योजना 
मुख्य नहर ( CH 30 
to 75 ) निर्माण हेतु 


भू - अर्जन. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


रायगढ़ , दिनांक 20 मार्च 2013 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/ अ-82 / 2012-13. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भू - अर्जन अधिनियम , 1984 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा 
सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को 
उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


धरमजयगढ़ 


1.489 


कापू 
प . ह . नं . 19 


कार्यपालन अभियंता , जल संसाधन बघनपुर व्यपवर्तन 
संभाग, धरमजयगढ़ . 

योजना की आर.बी.सी. 
मुख्य नहर ( CH O to 
30 ) निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014 


265 


रायगढ़ , 

दिनांक 20 मार्च 2013 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 19/ अ-82/2012-13.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1984 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा 
सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को 
उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ धरमजयगढ़ 

सकालो 

1.865 कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन सकालो जलाशय 
प . ह . नं . 22 संभाग , धरमजयगढ़. 

योजना की एल.बी.सी. 
मुख्य नहर ( CH O to 
19 ) एवं शाखा नहर 
( CHO to 24 ) निर्माण 

हेतु भू - अर्जन . 
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


रायगढ़ , दिनांक 20 मार्च 2013 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 20/ अ -82/ 2012-13.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1984 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा 
सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को 
उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


धरमजयगढ़ 


3.520 


गोलाबुड़ा 
प. ह . नं . 22 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग , धरमजयगढ़. 


बघनपुर 

व्यपवर्तन 
योजना की गोलाबुड़ा 
माइनर क्र . 3 ( CH20 
to 71 ) निर्माण हेतु 


भू - अर्जन 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

अमित कटारिया , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


266 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014 


[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार 
भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव , 

छत्तीसगढ़ शासन , राजस्व विभाग 


281/5 


0.09 


281/6 


0.08 


278/2 


0.21 


271/2 


0.20 


बलौदाबाजार - भाटापारा , दिनांक 30 जनवरी 2014 


270/2 


0.20 


240/2 


0.08 


281/3 


0.04 


274/2 


0.07 


56/1 


0.17 


भू - अर्जन प्र. क्र. 1 /82 वर्ष 2012-13 . - चूंकि राज्य शासन 
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद 
( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 
( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 
है 


56/2 


0.17 


331/1 


0.32 


345 


0.01 


280 


0.01 


271/1 


0.05 


अनुसूची 


272 


0.08 


279 


0.11 


55 


0.04 


268 


0.07 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - बलौदाबाजार - भाटापारा 
( ख ) तहसील - कसडोल 
( ग ) नगर/ ग्राम - ठाकुरदिया 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -5.51 एकड़ 


335/1 


1.08 


276 


0.92 


241 


0.05 


योग 


खसरा नम्बर 


41 


5.51 


रकबा 
( एकड़ में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है 

बालमदेही व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु. 


336 


0.06 


337 


0.07 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी , 

बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है . 


332/11 


0.01 


332/12 


0.11 


341 


0.05 


बलौदाबाजार - भाटापारा , दिनांक 30 जनवरी 2014 


342/1 


0.01 


315 


0.06 


318 


0.38 


342/2 


0.01 


भू - अर्जन प्र. क्र . 2 अ/82 वर्ष 2012-13 . - चूंकि राज्य शासन 
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद 
( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 
( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 


0.38 


319/1, 319/2 , 319/3 

302 


0.03 


274/1 


0.07 


217/1 


0.11 


है 


218 , 220 


0.08 


330 


0.02 


अनुसूची 


319 


0.14 


320 


0.14 


303 


0.04 
0.01 


316 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - बलौदाबाजार - भाटापारा 
( ख ) तहसील - कसडोल 
( ग ) नगर / ग्राम - बगार 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -6.20 एकड़ 


281/2 


0.04 


281/4 


0.06 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014 


267 


खसरा नम्बर 


( 1 ) 


( 2 ) 


रकबा 
( एकड़ में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


590/ 1 घ 


0.78 


173 


0.03 


योग 


41 


6.20 


364/1 


0.10 


183/2 


0.34 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है 

बालमदेही व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु . 


183/3 


0.14 


183/4 


0.21 


500 , 501 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी , 

बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है . 


0.62 


499/1 


0.11 


463 


0.08 


499/2 , 502, 503 / 1 ग 


0.02 


बलौदाबाजार - भाटापारा , दिनांक 30 जनवरी 2014 


462 


0.08 


460/1 


0.02 


350 


0.05 


461 


0.05 


भू - अर्जन प्र. क्र . 3 अ/82 वर्ष2012-13. - चूंकि राज्य शासन 
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद 
( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 
( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 
है 


468 


0.07 


284 


0.18 


467 


0.08 


283/ 2 क 


0.76 


283/ 2 ख 


0.21 


अनुसूची 


282 


0.07 


274 


0.01 


277 


0.07 


466 


0.01 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - बलौदाबाजार - भाटापारा 
( ख ) तहसील - कसडोल 
( ग ) नगर/ ग्राम - परसदा 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -6.33 एकड़ 


477 


0.22 


447 


0.12 


445 / 1 क , 446 / क 


0.03 


खसरा नम्बर 


रकबा 


445 / 1 ख , 446 / ख 


0.04 


में ) 


( एकड़ 

( 2 ) 


246 


0.10 


( 1 ) 


349/1 


0.04 


361 


0.23 


348/1 


0.06 


454 


0.11 


360 


0.25 


410 , 436 


0.21 


283/1 


0.01 


434 


0.12 


281 


0.02 


432 


0.08 


283/3 


0.02 


366/2 


0.04 


280/1 


0.10 


299 


0.02 


280/2 


0.10 


453 


0.03 


280/3 


0.14 


404/1 


0.02 


275 


0.07 


435/2 


0.04 


331/2 


0.04 


272/1 


0.53 


329 


0.02 


272/2 


0.01 


330 


0.13 


186 


0.06 


400 


0.08 


268 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014 


[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


अनुसूची 


402 


0.06 


293 


0.17 


403 


0.06 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- बलौदाबाजार - भाटापारा 
( ख ) तहसील - कसडोल 
( ग ) नगर/ ग्राम - बोरसी 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -13.15 एकड़ 


404/2 


0.02 


404/3 


0.02 


435/1 


0.03 


404/4 


0.02 


खसरा नम्बर 


331/1 


0.05 


रकबा 
( एकड़ में ) 

( 2 ) 


431 , 430 


0.07 


( 1 ) 


231/2 


0.02 


444/2 


0.02 


90/ 1 द 


0.28 


350 


0.08 


90 / 1 ट 


0.02 


292 


0.25 


90/ 1 ज 


0.34 


252 


0.11 


90 / 1 क 


0.06 


351 


0.09 


90/ 1 च 


0.12 


328/1 


0.14 


90/ 1 छ 


0.25 


291 


0.15 


1017/1 


0.07 


326 


0.03 


1013/3 


0.33 


231/1 


0.02 


522 


0.04 


328/2 


0.14 


643/3 


0.04 


347 , 348/2 


0.07 


694/1 


0.40 


414 


0.10 


1011/ 1 क 


0.32 


397/1 


0.82 


1011/ 1 ख 


0.16 


401 


0.05 


957 


0.07 


429 


0.02 


958 


0.06 


408 


0.04 


848 


0.14 


409 


0.02 


641 


0.12 


411 


0.02 


681 


0.06 


443 


0.14 


959 


0.02 


406/1, 406/2 


0.14 


521/2 


0.09 


505 / 1 क 


2.36 


935/1 


0.03 


योग 


45 


6.33 


521/3 


0.08 


521/1 


0.08 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है 

बालमदेही व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु. 


846 


0.08 


935/2 


0.04 


694/3 


0.15 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी , 

बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है . 


936 


0.17 


798/2 


0.03 


800/2 


0.02 


बलौदाबाजार - भाटापारा, दिनांक 30 जनवरी 2014 


934 


0.14 


472 


0.05 


889 


0.39 


888 


0.17 


भू - अर्जन प्र. क्र . 4 अ/ 82 वर्ष 2012-13.- चूंकि राज्य शासन 
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद 
( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 
( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 


884 


0.10 


478 


0.08 


883 


0.06 


0.03 


881 , 882 


है 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014 


269 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


814 


0.03 


764/2 


0.11 


682 


0.01 


861 


0.12 


841 


0.03 


799/1089 


0.07 


849 


0.02 


762 


0.70 


796 , 1088 


0.06 


645 


0.16 


847 


0.10 


1016/1 


1.19 


461 


0.02 


1019/5 


0.51 


642 


0.07 


686/ 1 क 


0.03 


684 


0.16 


764/1 


0.14 


845 


0.01 


766 


0.04 


815 


0.12 


558 


1.25 


467,468 


0.17 


901/2 


0.93 


0.19 


585 


0.07 


754/ 1,758/ 1 , 761/1 

885 


0.01 


471 


0.06 


योग 


98 


13.15 


643/2 


0.04 


816 


0.01 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है 

बालमदेही व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु. 


798/1 


0.04 


799/1 


0.02 


799/2 


0.02 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी , 

बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है. 


799/3 


0.02 


800/1 


0.02 


469 


0.01 


477/1 


0.03 


बलौदाबाजार - भाटापारा , दिनांक 30 जनवरी 2014 


, 


797 


0.01 


480 


0.06 


639 


0.05 


474 


0.11 


692 


0.11 


भू - अर्जन प्र. क्र . 5 अ/ 82 वर्ष 2012-13. - चूंकि राज्य शासन 
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद 
( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 
( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 


640/2 


0.08 


470 


0.09 


477/2 


0.03 


to 


460 


0.01 


282, 283 


0.39 


अनुसूची 


640/1 


0.02 


680 


0.08 


689,693 


0.15 


683 


0.05 


686/1 


0.03 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - बलौदाबाजार - भाटापारा 
( ख ) तहसील - कसडोल 
( ग ) नगर/ ग्राम - नारायणपुर 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -2.34 एकड़ 


686/2 


0.03 


687/1 


0.05 


685 


0.09 


1065,751 


0.15 


खसरा नम्बर 


रकबा 


752 


0.01 


में ) 


( एकड़ 

( 2 ) 


753 


0.18 


( 1 ) 


1064 


0.01 


473 


0.04 


396/1 


0.14 


270 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014 


[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


389 


0.21 


249 


0.02 


390 


0.07 


182/1 


0.06 


265 


0.02 


169,170 


0.03 


391 


0.03 


385 


0.31 


181/11 


0.06 


240/ 1,240 / 5 


0.23 


88/1 


0.18 


240/2 


0.18 


88/2 


0.03 


240/3 


0.01 


254/1 


0.03 


योग 


25 


2.34 


254/2 


0.03 


256 


0.03 


257 


0.03 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है 

बालमदेही व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु. 


241/1 


0.02 


242/2 


0.02 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी , 

बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है. 


243 


0.26 


248/1 


0.17 


248/2 


0.15 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
राजेश सुकुमार टोप्पो, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


255 


0.02 


उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं 


HIGH COURT OF CHHATTISGARH , BILASPUR 


Bilaspur, the 13th December 2013 


No. 611/Confdl./2013/ II - 3-1/ 2013. — The following candidates as mentioned in Column No. (2 ), appointed 
on probation as Civil Judge (Entry Level) in the Cadre of Chhattisgarh Lower Judicial Service by the State Govern 
ment, are posted in the capacity asmentioned against their names in Column No. ( 3) of the table below with a direction 
to join their place of posting positively within 15 days from the date of thies order : 


TABLE 


Sl. No. 

( 1 ) 


Name 
( 2 ) 


Posted as 

( 3 ) 


1 . 


Shri Mohd. Jahangir Tigala, S/ o Shri Mainuddin Tigala 


III Civil Judge Class - II , Bilaspur 


2 . 


Ku. Bushra Kamal D / o Shri Kamaluddin 


III Civil Judge Class- II, Ambikapur 


3 . 


Smt. Ravinder Kaur , W / o Shri Ranjit Singh 


Civil Judge Class- II, Korba 


4 . 


Shri Bhupat Singh Sahu , S /o Shri Firanta Ram Sahu 


V Civil Judge Class- II , Ambikapur 


5 . 


Ku. Sakshee Dixit, D / o Shri Anand Shanker Dixit 


ICivil Judge Class -II , Raigarh 


6 . 


Shri Sheelu Singh S / o Shri Prahlad Singh 


II Civil Judge Class -II, Jagdalpur 


7 . 


Ku . Namita Anne Minj D / o Shri Serjius Minj 


II Civil Judge Class -II, Durg 


8 . 


Shri Mohit Singh S / o Shri Raj Singh 


Civil Judge Class - II, Kanker 


111 ] 


OTHY TE 16431, FGHigh 14 42 2014 


271 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


9 . 


Shri Sumit Kumar Harsyana S /o Shri Layak Ram Harsyana 


II Civil Judge Class - II, Dantewara 


10 . 


Shri Sumit Kumar Soni S / o Shri Ambika Prasad Soni 


V Civil Judge Class - II, Jagdalpur 


11. 


Ku. Manisha Thakur D /o Shri Ratan Singh Thakur 


I Civil Judge Class- II, Bemetara 


12 . 


Shri Shyam Kumar Sahu S /o Shri Puni Ram Sahu 


VI Civil Judge Class- II , Jagdalpur 


13 . 


Ku. Anita Pradhan D / o Shri D.L. Pradhan 


II Civil Judge Class - II , Balod 


14 . 


Shri Mahesh Babu Sahu S / o Shri Laxmi Narayan Sahu 


I Civil Judge Class - II , Rajnandgaon 


15 . 


I Civil Judge Class -II , Surajpur 


Ku. Rajeshwari Suryawanshi D /o Shri Bhushan Singh 
Suryawanshi. 


16 . 


Ku. Reshma Bairagi D /o Shri Baldev Ram Bairagi 


I Civil Judge Class -II , Dhamtari 


17 . 


Shri Satish Kumar Khakha S / o Shri Filmon Khakha 


II Civil Judge Class- II, Mahasamund 


18 . 


Shri Nixion Daved Lakra S / o Boniface Lakra 


II Civil Judge Class -II , Rajnandgaon 


19 . 


Smt. Chandrakala Devi Sahu W / o Shri Harish Sahu 


II Civil Judge Class- II, Surajpur 


Bilaspur, the 20th December 2013 


No.616 / Confdl./2013 / II-3-1 /2013. — The following candidates as mentioned in Column No. (2 ), appointed 
on probation as Civil Judge ( Entry Level) in the Cadre of Chhattisgarh Lower Judicial Service by the State Govern 
ment, are posted in the capacity as mentioned against their names in Column No. (3 ) of the table below with a direction 
to join their place of posting positively within 15 days from the date of thies order : 


TA 


LE 


Sl. No. 

( 1 ) 


Name 

(2 ) 


Posted as 

( 3 ) 


1 . 


Shri Brijesh Rai S /o Indra Deo Rai 


IV Civil Judge Class - II , Jagdalpur 


2 . 


Shri Subodh Mishra S /o Late Shri Lalji Mishra 


XII Civil Judge Class - II , Raipur 


3 . 


Ms. Shubhda Goyal D /o Shri Balkrishna Goyal 


III Civil Judge Class- II, Rajnandgaon 


4 . 


Shri Jeetendra Pradhan S / o Shri Ganesh Ram Pradhan 


Civil Judge Class-II, Jashpurnagar 


5 . 


Shri Vyankatesh Singh S /o Shri Ramesh Chandra Singh 


I Civil Judge Class- II, Bilaspur 


6 . 


ShriRadheshyam Dhruw S / o Shri Lakhan Lal Dhruw 


VII Civil Judge Class- II, Bilaspur 


7 . 


Ku. Sarojani Parmar D / o Shri Kartik Ram 


IV Civil Judge Class- II , Raipur 


8 . 


Shri Rosemin Rajesh Xaxa S /o Shri Marcus Xaxa 


IV Civil Judge Class - II , Ambikapur 


9 . 


Ku. Akanksha Bhardwaj D /o Shri Ashok Kumar Bhardwaj 


I Civil Judge Class - II , Ambikapur 


10 . 


Shri Vijendra Sonwani S /o Shri Gorelal Sonwani 


XIII Civil Judge Class - II , Raipur 


272 


ESTATE 16431, Farida 14 urah 2014 


[ 11 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


11. 


Shri Girish Kumar Mandavi S / o Shri R. S.Mandavi 


VIII Civil Judge Class - II, Bilaspur 


12 . 


Shri Anand Borkar S / o Shri Govind Borkar 


VI Civil Judge Class - II , Durg 


13 . 


Ku . Pratibha Markam D /o Shri Radheshyam Markam 


XIV Civil Judge Class- II, Raipur 


Bilaspur, the 20th December 2013 


No. 9159 /III -6-1/2007 (Pt. I).— In exercise of the powers Conferred under sub -section ( 3) of Section 11 read 
with Section 32 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( Act No. 2 of 1974 ), the High Court of Chhattisgarh here-by 
confers the powers of Judicial Magistrate First Class upon the following JudicialMagistrate Second Class : 


Sl. No. 


Name of the JudicialMagistrate Second Class 


Civil District 


Present place 
of posting 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


1 . 


Smt. Seema Chandrakar, Judicial Magistrate Second 
Class , Raigarh 


Raigarh 


Raigarh 


2 . 


Ku. Sweta , JudicialMagistrate Second Class, Raigarh 


Raigarh 


Raigarh 


3 . 


Raigarh 


Raigarh 


Ku. Priyanka Tembhurkar, Judicial Magistrate Second Class, 
Raigarh . 


4 . 


Shri Amit Jindal, Judicial Magistrate Second Class, Jagdalpur 


Jagdalpur 


Bastar 


5 . 


Dabhra 


Shri Tajuddin Asif , Judicial Magistrate Second Class, 
Dabhra 


Janjgir - Champa 


6 . 


Nawagarh 


Shri Gerjesh Pratap Singh , Judicial Magistrate Second 
Class , Nawagarh . 


Janjgir- Champa 


7 . 


Balodabazar 


Balodabazar 


Shi Om Prakash Sahu , Judicial Magistrate Second Class , 
Balodabazar. 


8 . 


Mahasamund 


Mahasamund 


Shri Gitesh Kumar Kaushik , JudicialMagistrate Second 
Class , Mahasamund . 


Bilaspur, the 20th December 2013 


No. 9161/ III -6-2 / 2007. — In exercise of the powers Conferred under clause ( c ) of sub -section (1 ) of Section 
260 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No. 2 of 1974 ), the High Court of Chhattisgarh here-by specially 
empowers the following Judicial Magistrates First Class/Second Class to try in a summary way all or any of the 
offences specified in the said Section : 


Sl. No. 


Name of the Judicial Magistrate First Class 


Civil District 


Present place 
of posting 

( 3 ) 


( 1) 


( 2 ) 


(4 ) 


1 . 


Shri Janak Kumar Hidko , JMFC , Kartala 


Kartala 


Korba 


M 1 ] 


GTYNIE 179743 , farlict 14 napt 2014 


273 


( 1 ) 


(2 ) 


(3 ) 


( 4 ) 


2 . 


Shri Sumit Kapoor, JMFC Dondilohara 


Dondilohara 


Balod 


3 . 


Shri Jitendra Kumar Thakur, JMFC , Balodabazar 


Baloda Bazar 


Baloda Bazar 


4 . 


Shri Om Prakash Sahu , JMSC , Baloda Bazar 


Baloda Bazar 


Baloda Bazar 


5 . 


ShriGitesh Kumar Kaushik , JMSC , Mahasamund 


Mahasamund 


Mahasamund 


facileye , farlich 24 fgy er 2013 


06H14 9207/414-10-11/2000 . — 59Til4 FALAN PRIMASTER44, 1958 ( 37f9f4H 36 HİCh 1977 1958 ), as Etrt 12 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग - दो / 
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, पिथौरा अपने घोषित कार्यस्थल पिथौरा के अतिरिक्त बसना में भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुंद द्वारा 
समय- समय पर अनुमोदित तिथियों में बैठक करेंगे. 


No. 9207/III - 10-11/2000. — In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil 
Courts Act, 1958 ( Act No. 19 of 1958 ), the High Court of Chhattisgarh Bilaspur hereby directs that the Civil Judge 
Class- II/ Judicial Magistrate First Class, Pithoura in addition to his place of sitting at Pithoura declared shall also sit at 
Basna on such dateds as may be approved by the District & Sessions Judge , Mahasamund from time to time. 


Bilaspur, the 10th January 2014 


No. 224 /III -6-1/2007 ( Pt. I).— In exercise of the powers Conferred under sub -section (3 ) of Section 11 read 
with Section 32 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974 ) the High Court of Chhattisgarh here-by 
confers the powers of Judicial Magistrate First Class upon the following JudicialMagistrate Second Class : 


Sl. No. 


Name of the Judicial Magistrate Second Class 


Civil District 


Present place 
of posting 

( 3 ) 


( 1) 


( 2 ) 


(4 ) 


1 . 


Shri Sameer Kujur, J.M.S.C., Nagri District, Dhamtari 


Nagri 


Dhamtari 


2 . 


Rajnandgaon 


Rajnandgaon 


Shri Diamond Kumar Gilhare, J.M.S.C., Khairagarh at 
Rajnandgaon . 


3 . 


Rajnandgaon 


Rajnandgaon 


ShriHemant Kumar Ratre, J.M.S.C., Dongargarh at 
Rajnandgaon . 


4 . 


Pendra -Road 


Shri Dhreendra Pratap Singh Dangi, J.M.S.C. Pendra -Road, 
District Bilaspur. 


Bilaspur 


5 . 


Shri Vivek Garg , J.M.S.C., Takhatpur, District Bilaspur 


Takhatpur 


Bilaspur 


6 . 


Smt. Shweta Shrivastava , J.M.S.C.Kawardha 


Kawardha 


Kabirdham 
(Kawardha ) 


7 . 


Ku . Shruti Shukla , J.M.S.C.Kawardha 


Kawardha 


Kabirdham 
(Kawardha ) 


By order of the Hon ble High Court, 
ASHOK KUMAR PANDA, Registrar General. 


